रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , फरवरी 13 , 2019 /माघ 24 , 1940 
NEW DELHI, WEDNESDAY , FEBRUARY 13, 2019/ MAGHA 24, 1940 


सं. 721 ] 
No. 721 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 फरवरी , 2019 
का . आ . 843( अ). केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 

और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 4085( अ ) दिनांक 20.08. 2018 , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में NH 754K के 
कि . मी . 349 .743 से कि . मी . 381 .743 (बालेसर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने/ चार लेन का बनाने, आदि), 
अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय 
की घोषणा की थी । 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " 11. 09. 2018 " को 
" राजस्थान पत्रिका " और " दैनिक भास्कर " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और 115 आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 
दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 
1007 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 
राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में NH 754K के कि . मी . 349. 743 से कि . मी .381.743 ( बालेसर) के लिए अर्जन की जाने 

वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम: राजस्थान 

जिले का नाम : जोधपुर 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल | 
संख्या 

( हेक्टेयर में ) 


भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


____ 2 


तालुक का नाम : बालेसर 


गांव का नाम :चिडवाई 


1416 


416 


निजी 


| बारानी - प्रथम 


1. 7655 


गोरधनराम पि . भंवरलाल 1/3 नेमीचन्द पि . 
भंवरलाल 1/ 3 तिलोकचन्द पि . भंवरलाल 1/ 3 
जाति पालीवाल सा . देह खातेदार रहन - 
जगदीशलाल का हिस्सा एस बी आई शाखा 
जेलू गगाड़ी रहन - एस . बी . बी . जे. शाखा तिंवरी 
नामा. सं . 1016, 1022 
( ४१६ ) 


2 


419 


निजी 


बारानी - चतुर्थ 


| 1. 4893 


भंवरलाल देवाराम दुर्गाराम सोहनलाल 
मदनलाल पि . प्रेमसुख राधादेवी पुत्री प्रेमसुख 
अणचीदेवी पनि प्रेमसुख गोपीलाल पुत्र 
गोविन्दराम 1/ 2 मदनलाल पुत्र राणाराम 1/ 2 
जाति पालीवाल सा . देह खातेदार नामा . सं . 
1265, 1266 , 1272 
( ४१९ ) 


|| 3 


|| 421 


निजी 


बारानी- चतुर्थ 


3.2129 


जितेन्द्र पुत्र किरपाराम भंवरी तीजो धापु 
पुत्रियां किरपाराम पुरोदेवी पत्नि किरपाराम 
85/ 1504 हरिराम पुत्र डूंगरराम 85 /1504 
मांगीलाल कन्हैयालाल पारस पि . हीराराम 
लूणीदेवी पत्नि हीराराम 85/ 1504 खींवराज 
कुन्दनमल पि . चुन्नीलाल पिन्कु संतु मुन्नी 
पुत्रियां चुन्नीलाल राधादेवी पत्नि चुन्नीलाल 
85/ 1504 जाति पालीवाल सा . देह खातेदार 
भंवरलाल देवाराम दुर्गाराम सोहनलाल 
मदनलाल पि . प्रेमसुख राधादेवी पुत्री प्रेमसुख 
अणचीदेवी पनि प्रेमसुख 291/ 752 गोपीलाल 
पुत्र गोविन्दराम 291 /752 जाति पालीवाल 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सा . देह खातेदार रहन- एस. बी . आई. शाखा जेलू 
गगाड़ी में गोपीलाल का हि . 
( ४२१ ) 


4 


||422 


निजी 


बारानी - चतुर्थ 


| 2. 1973 


भवानीसिंह भैरूसिंह पि . आईदानसिंह 
लालकंवर पनि आईदानसिंह किशोरसिंह पुत्र 
भूरसिंह जोगसिंह गोदपुत्र खिवसिंह सायरकंवर 
पत्नि खिवसिंह रेवंतसिंह पि . भीवसिंह 
मोहनकंवर पत्नि रूपसिंह जाति राजपूत सा . देह 
खातेदार रहन - एस . बी . आई. जेलूगंगाड़ी में 
जोगसिंह व सायकंवर का हि . रहन 
किशोरसिंह का हि . एस . बी . आई. शाखा जेलू 
गगाड़ी रहन - रेवतसिंह का हि . एस . बी . आई . 
शाखा जेलू गंगाडी नामा . सं . 1234, 1279 , 
979 , 981 , 1000 
( ४२२ ) 
गोधुलाल वल्द तुलछीराम पालू पत्नि 
स्व .किशोरीलाल जाति पालीवाल सा . देह 
खातेदार रहन -गोधुलाल का हिस्सा 
एस . बी . बी . जे . शाखातिंवरी नामा .सं . 1186, 
1214, 1409 ( 410) नारायणराम नेनाराम 
पि . बद्रीप्रसाद 1/ 3 भंवरलाल पि . प्रभूराम 
बद्रीप्रसाद पुत्र लेखराम 2/ 3 जाति पालीवाल 
सा . देह खातेदार रहन - नारायणराम व 
नेनाराम का हि . एस . बी . बी .जे . शाखा तिंवरी 
नामा . सं . 1027 , 1041 ( 410/ 1 ) 
( ४१० , ४१०/ १ ) 


| Mai Batta No. 
Sahit 410 


निजी 


बारानी -I,II,III 


0. 0041 


Mai Batta No . 
Sahit 420 


निजी 


बारानी- चतुर्थ 


1. 5906 


चन्दूदेवी पत्नि नारायणराम 1/ 2 गोमतीदेवी 
पनि नेनाराम 1/2 जाति पालीवाल सा . देह 
खातेदार रहन - एस. बी . आई शाखा जेलू गंगाड़ी 
नामा . सं . 1244, 1253 
( ४२० ) 


| कुल 


कुल 


10. 2597 


[ फा . सं . NHAI/ PIU -JDH/ BM/ AJEC -RAJ /2018/LA/ 3D19] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 12th February, 2019 


S . O . 843( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, SO 4085 (E ) dated 20 .08 .2018 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub 
section (ii) issued under sub - section ( 1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building (widening/four- laning , etc .), maintenance, management and operation of NH 
754K on the stretch of land from Km 349 .743 to Km 381. 743 (Balesar) in the district of JODHPUR in the state of 
RAJASTHAN 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Rajasthan Patrika ” and “ Dainik 
Bhaskar” both dated 11 . 09 .2018 ; under sub - section (3 ) of section 3A of the said Act; 

And whereas 115 objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub - section (1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the NH 754K in the stretch of 

land from Km 349.743 to Km 381.743 ( Balesar) in the district of JODHPUR in the state of RAJASTHAN . 


State : RAJASTHAN 


District : JODHPUR 
Type of Land | Nature of Land 


Sr. 
No . 


Survey 
Number 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No. 


Taluk : Balesar 
Viilage: Chidwai 


Private 


Barani- I 


1 .7655 


Gordhanram S / o Bhanwarlal 1 / 3 
Nemichand S / o Bhanwarlal 1 / 3 
Tilokchand S /o Bhanwarlal 1/ 3 Caste 
Paliwal Sa . Deh Khatedar Rahan - 
Jagdishlal Ka Hi. SBI Branch Jelu 
Gagadi Rahan - SBBJ Branch Tiwari 
Nama. S . 1016 , 1022 
416 


12 


419 


Private 


Barani- IV 


1. 4893 


Bhanwarlal Devaram Durgaram Sohanlal|| 
Madanlal S /o Premsukh Radhadevi D /o 
Premsukh Anchidevi W /o Premsukh 
Gopilal S / o Govindram 1/ 2 Madanlal S / o 
Ranaram 1/ 2 Caste Paliwal Sa.Deh 
Khatedar Nama.S . 1265, 1266 , 1272 
419 


3 


421 


Private 


Barani-1V 


3 .2129 


Jitendra S /o Kirparam Bhanwari Tejo 
Dhapu D /o Kirparam Purodevi W /o 


[ TT II - 005 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Kirparam 85 / 1504 Hariram S / o 
Dungarram 85 / 1504 Mangilal 
Kanheyalal Paras S /o Hariram Lunidevi 
W /o Hiraram 85 / 1504 Khivraj 
Kundanmal S /o Chunnilal Pinku Santu 
Munni D /o Chunnilal Radhadevi W /o 
Chunnilal 85 / 1504 Caste Paliwal Sa.Deh 
Khatedar Bhanwarlal Devaram 
Durgaram Sohanlal Madanlal S /o 
Premsukh Radhadevi D /o Premsukh 
Anchidevi W / o Premsukh 291/ 752 
Gopilal S / o Govindram 291/752 Caste 
Paliwal Sa . Deh Khatedar Rahan -SBI 
Branch Jailu GangadiGopilal Ka Hi. 
421 


1422 


Private 


Barani- IV 


2 . 1973 


Bhawanisingh Bhairusingh S /o 
Aaidansingh Lalkanwar W /o 
Aaidansingh Kishorsingh Slo 
Bhoorsingh Jogsingh Godputra 
Khinvsingh Sayarkanwar W /o 
Khinvsingh Revatsingh S /o Bhivsingh 
Mohankanwar W /o Roopsingh Caste 
Rajpoot Sa. Deh Khatedar Rahan - SBI 
Branch Jelu Gagadi Jogsingh and 
Sayarkanwar Ka Hi. Rahan - Kishorsingh 
Ka Hi. Branch SBI Jelu Gagadi Rahan 
Rewatsingh ka Hi. SBI Branch Jelu 
Gagadi Nama. S . 1279 , 1234, 979, 981, 
1000 
422 


Mai Batta No. 
Sahit 410 


Private 


Barani - I,II ,III ||0 .0041 


Godhulal S /o Tulchiram Palu W / o 
Swa.Kishorilal Caste Paliwal Sa . Deh 
Khatedar Rahan - Godhulal Ka Hissa 
SBBJ Branch Tiwari Nama. S . 1186 , 
1214 , 1409 (410 ) Narayanram Nainaram 
S /o Badriprasad 1 /3 Bhanwarlal S / o 
Prabhuram Badriprasad S /o Laikhram 
2 / 3 Caste Paliwal Sa .Deh Khatedar 
Rahan - Narayanram and Nainaram Ka 
Hi. SBBJ Branch TiwariNama S . 1027 , 
1041 (410 / 1) 
410 , 410 / 1 


Mai Batta No . 
Sahit 420 


Private 


Barani - IV 


1 .5906 


Chandudevi W / o Narayanram 1/2 
Gomatidevi W /o Nainaram 1/ 2 Caste 
Paliwal Sa .Deh Khatedar Rahan - SBI 
Branch Jelu Gagadi Nama. S . 1244 , 1253 
420 


TOTAL 


10 . 2597 


[ F. No. NHAI/ PIU -JDH/ BM/ AJEC- RAM/ 2018/ LA /3D19] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed by 
MANOJKUMAR MANOJKUMAR VERMA 
VERMA 

Date : 2019.02. 18 
21:27:34 + 05 30 


